पंजीकरण संख्या - यू0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 


खण्ड-19] रुड़की, शनिवार , दिनांक 15 सितम्बर, 2018 ई0 (भाद्रपद 24 , 1940 शक सम्वत्) [ संख्या 37 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


479-487 


1500 


595-608 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 -- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - प 

-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 
एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 -- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


- 


975 


975 


975 


... 


1425 


479 - क 


------ine.niwara 


480 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर, 2018 ई ० (भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति|-अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

तकनीकी शिक्षा विभाग 


विज्ञप्ति / नियुक्ति 


27 मार्च, 2018 ई ० 


संख्या 399 / XLI - 1 / 18-86 / 17- प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक 
संस्थानों में प्रवक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप 
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 1008 / नि 0 प्रा 0 शि 0 / व्याख्याता नियुक्ति / 2017-18, दिनांक 21.09.2017 के क्रम 
में निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को , उनके सम्मुख कॉलम -4 में निर्दिष्ट राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में , 
वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 / - में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा -2 एवं 3 में उल्लिखित 
शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए, दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


अभ्यर्थी का नाम / गृह जनपद 


श्रेणी / उपश्रेणी 


तैनाती स्थल 


1 


2 


3 


4 


1 . 


कु 0 दीपा सैनी / हरिद्वार 


OBC /UF /GEN 


2 . 


GEN 


3 . 


श्री सुरेश सिंह / नैनीताल 
श्री मौहम्मद जावेद / हरिद्वार 
श्री गिरीश सिंह रौंकली / पिथौरागढ़ 


OBC 


राजकीय पॉलिटेक्निक, कोटाबाग , 
नैनीताल 
राजकीय पॉलिटेक्निक, हरिद्वार 
राजकीय पॉलिटेक्निक, चम्पावत 
राजकीय पॉलिटेक्निक, ताकुला, 
अल्मोड़ा 
राजकीय पॉलिटेक्निक, शक्तिफार्म , 
ऊधमसिंह नगर 


4 . 


ST 


5 . 


श्री स्वप्निल कुमार सिंह / देहरादून 


SC 


2. उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएँ “ उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित 
अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी, जो 
समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी: 


( 2.1) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन , आरक्षित श्रेणी 

संबंधी प्रमाण -पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल तथ्य / रिपोर्ट प्राप्त होती है , तो संबंधित 

अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी । 
( 2.2) सम्बन्धित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि से 

एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों में उपलब्ध कराते हुए, प्राविधिक शिक्षा 

निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । 
( 2.3 ) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन 

सुनिश्चित किया जाना होगा । 
( 2.4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर, पौड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त अभ्यर्थियों 

के चरित्र सत्यापन कराने के उपरान्त ही सम्बन्धित संस्थानों में योगदान सुनिश्चित कराया जायेगा । 


481 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर , 2018 ई ० (भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 


करने 


3. तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएँ एवं प्रमाण - पत्र शासन में प्रस्तुत 
अनिवार्य होंगे, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी: 

( 3.1 ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 


( 3.2) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा , जिसके वे स्वामी हों । 


( 3.3 ) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा - पत्र । 


(3.4 ) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ पत्र । 
(3.5 ) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण - पत्र । 
(3.6 ) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों किन्तु उनके संबंधित न हों , के द्वारा जारी 


प्रमाण - पत्र । 


( 3.7 ) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण -पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति । 
( 3.8) लिखित रूप से एक " Under Taking कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन तथा 

चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति 
निरस्त समझी जाय । 


(3.9) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जाँच, सम्बन्धित जिलाधिकारियों से कराये जाने के 

उपरान्त यदि कोई प्रमाण - पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति 
निरस्त समझी जायेगी । 


4. चयनित अभ्यर्थी को एक बार संस्थान आवंटित हो जाने के उपरान्त पुनः किसी अन्य संस्थान में रिक्त पद 
पर तैनाती किए जाने का आगामी 05 वर्ष तक अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा । 


. 


5 . 


अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित व्याख्याताओं को सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त 
पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक उपरोक्त प्रस्तर -- 1 में निर्दिष्ट तालिका के 
कॉलम -4 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद 
का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किए जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही 
नियमानुसार की जायेगी । 


कार्यालय आदेश 


28 मार्च, 2018 ई ० 


संख्या 132 / XLI - 1 / 17-22 / 18- प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, अल्मोड़ा ने निदेशक , 
प्राविधिक शिक्षा को , उत्तराखण्ड , श्रीनगर, गढ़वाल को प्रेषित पत्रांक : 869 / पी 0 एफ 0 / 2017-18, दिनांक 14.12.2017 
में यह उल्लिखित किया है कि श्री गौरव पाण्डेय, व्याख्याता, कम्प्यूटर साइंस, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, अल्मोड़ा 
ने अपने प्रार्थना - पत्र, दिनांक 14.12.2017 के माध्यम से यह अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग -6 
के शासनादेश संख्या 229 / XXVII (6) -D - 2014 / 2017 , दिनांक 13.12.2017 के द्वारा उनकी नियुक्ति वित्त सेवा संवर्ग 
के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर की गई है । उक्त शासनादेश के अनुसार उनके द्वारा दिनांक 16.12.2017 के 
अपरान्ह में कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । 


482 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर, 2018 ई० (भाद्रपद 24 , 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर, गढ़वाल के शासकीय पत्रांक 1691 / नि 0 प्रा 0 शि 0 / प्र ० कम्पू 0 सा 0 
( राज - दो -11) / 2017-18, दिनांक 20.01.2018 के माध्यम से यह अवगत कराया है कि श्री गौरव पाण्डेय ने व्याख्याता , 
कम्प्यूटर साइंस के पद पर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक , अल्मोड़ा में दिनांक 12.04.2017 के पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण 
किया गया । उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ 
सेवा परीक्षा -2012 में श्री गौरव पाण्डेय का चयन वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर होने के कारण 
उनको प्रवक्ता कम्प्यूटर साइंस के पद से वित्त अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किए जाने की 
अनुमति प्रदान किए जाने हेतु कार्यवाही की जाए । 

श्री गौरव पाण्डेय ने दिनांक 12.04.2017 के पूर्वाह्न में व्याख्याता, कम्प्यूटर साइंस के पद पर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, 
अल्मोड़ा में कार्यभार ग्रहण किया । उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली, 2009 के प्राविधानों के 
अन्तर्गत श्री पाण्डेय की नियुक्ति / तैनाती दो वर्ष की परिवीक्षा पर की गई है । सम्प्रति श्री पाण्डेय, परिवीक्षाधीन है । 
श्री गौरव पाण्डेय का प्रकरण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली, 2003 से आच्छादित होता है, किन्तु 
श्री गौरव पाण्डेय द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली, 2003 के सुसंगत प्राविधानों का पालन नहीं किया 
गया है । प्रधानाचार्य के पत्र में उल्लिखित तथ्य के आलोक में परिलक्षित हो रहा है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग से विधिवत् 
कार्यमुक्त न हो कर एक तरफा दिनांक 17.12.2017 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग में वित्त अधिकारी के पद पर 
कार्यभार ग्रहण किया गया है । 

उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री गौरव पाण्डेय, व्याख्याता, कम्प्यूटर साइंस 
राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, अल्मोड़ा का उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2012 के 
परिणाम के आधार पर वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर चयन होने के कारण उक्त पद पर कार्यभार 
ग्रहण करने हेतु उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली, 2003 के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियोक्ता 
प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त नहीं की गई । श्री गौरव पाण्डेय, व्याख्याता, कम्प्यूटर साइंस राजकीय महिला पॉलिटेक्निक , 
अल्मोड़ा परिवीक्षाधीन होने के कारण उक्त पद पर नियमानुसार धारणाधिकार अनुमन्य न होने की प्रास्थिति के साथ 
श्री गौरव पाण्डेय व्याख्याता कम्प्यूटर साइंस द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी से विधिवत् कार्यमुक्त हुए बिना वित्त अधिकारी 
के पद पर दिनांक 17.12.2017 को कार्यभार ग्रहण करने के कारण श्री गौरव पाण्डेय की व्याख्याता कम्प्यूटर साइंस 
के पद से सेवा समाप्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

कार्यालय आदेश 


. 


28 मार्च, 2018 ई ० 
संख्या 132(1) / XLI-- 1 / 17-22 / 18-निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर, गढ़वाल ने अपने 
कार्यालय पत्रांक 4174 / नि 0 प्रा 0 शि 0 / (राज - दो -11 ) / 2017-18, दिनांक 25.01.2018 में यह उल्लिखित किया है कि 
श्री शाकिर हुसैन ने व्याख्याता, यांत्रिक पद पर प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत दिनांक 15.01.2015 को कार्यभार 
ग्रहण किया गया । उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / 
प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2012 में श्री शाकिर हुसैन, व्याख्याता, यांत्रिक का चयन ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत 
खण्ड विकास अधिकारी, जनपद अल्मोड़ा के पद पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 11.01.2018 को इस 
आशय का प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत किया है कि उनको नये विभाग में योगदान दिए जाने हेतु शीघ्र कार्यमुक्त किया जाय । 

श्री शाकिर हुसैन ने दिनांक 15.01.2015 को प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक, पौड़ी, 
जनपद पौड़ी गढ़वाल में व्याख्याता यांत्रिक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया । उनके द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के 
अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन होने के कारण दिनांक 11.01.2018 में योगदान दिए जाने हेतु शीघ्र 
कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया किन्तु श्री शाकिर हुसैन , व्याख्याता, यांत्रिक, राजकीय पॉलिटेक्निक , 
नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल ने व्याख्याता, यांत्रिक के पद से नियुक्ति प्राधिकारी से विधिवत् कार्यमुक्त न होते हुए , 
दिनांक 27.01.2018 में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर 
लिया गया । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर, 2018 ई ० (भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 


483 


उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली, 2009 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत श्री शाकिर हुसैन 
ने निर्धारित दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है किन्तु उनके द्वारा न तो व्याख्याता यांत्रिक के पद हेतु 
शासन नियुक्ति प्राधिकारी होने के कारण उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य सिविल / 
अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2012 में साक्षात्कार हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त की गई और न ही श्री शाकिर हुसैन 
ने खण्ड विकास अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी से विधिवत् कार्यमुक्त होने की 
अनुमति प्राप्त की गई । 

उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री शाकिर हुसैन , व्याख्याता, यांत्रिक , 
राजकीय पॉलीटेक्निक, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल का उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ 
सेवा परीक्षा -2012 द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी 
के पद पर चयन होने और उनके द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली -2003 का अनुपालन न करते 
हुए, व्याख्याता, यांत्रिक के पद से नियुक्ति प्राधिकारी से विधिवत् कार्यमुक्त हुए बिना ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 
खण्ड विकास अधिकारी के पद पर दिनांक 27.01.2018 को एक तरफा कार्यभार ग्रहण करने के कारण श्री शाकिर हुसैन 
का व्याख्याता, यांत्रिक के पद से धारणाधिकार समाप्त करते हुए, उनको व्याख्याता, यांत्रिक के पद से कार्यमुक्त किए 
जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश , 


अपर मुख्य सचिव । 


उच्च शिक्षा अनुभाग -4 
विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 


31 मई, 2018 ई ० 
संख्या 835 / XXIV (4) / 2018--25(01) / 2016 T.C.- उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उच्च शिक्षा सेवा संगठन 
में कैलेण्डर वर्ष, 2018 में निम्न तालिका में उल्लिखित अधिकारी ( समूह क ) अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर अपने नाम 
के सम्मुख अंकित तिथि को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगेः 
क्र ० असिस्टेंट प्रोफेसर / 
प्राचार्य का नाम पदनाम / विषय 

जन्म तिथि 

सेवानिवृत्ति की तिथि 


सं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


डॉ ० कृष्ण कुमार सिंह नेगी 


प्राचार्य 


25.05.1953 


31.05.2018 


2 . 


डॉ 0 हरीराम तिरूवा 


प्राचार्य 


05.05.1953 


31.05.2018 


3 . 


डॉ ० सविता मोहन 


29.06.1953 


30.06.2018 


संयुक्त निदेशक / प्रभारी 
निदेशक, उच्च शिक्षा, 
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी 


4 . 


डॉ ० अर्जुन सिंह सिराड़ी 


प्राचार्य 


11.06.1953 


30.06.2018 


5 . 


डॉ ० उमा पाठक 


प्राचार्य 


05.07.1953 


31.07.2018 


6 . 


प्राचार्य 


08.07.1953 


31.07.2018 


डॉ ० पूर्ण सिंह मखलोगा 
डॉ ० महेन्द्र सिंह रौतेला 


7 . 


प्राचार्य 


16.10.1953 


31.10.2018 


[ भाग 1 


484 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर , 2018 ई० ( भाद्रपद 24 , 1940 शक सम्वत् ) 


4 


5 


3 


1 


2 


प्राचार्य 


16.10.1953 


31.10.2018 


8 . 


प्राचार्य 


11.10.1953 


31.10.2018 


9 . 


08.10.1953 


31.10.2018 


डॉ ० हरवंश लाल अरोड़ा 
डॉ ० भवानी दत्त काण्डपाल 
डॉ ० मंजुला चन्द 
डॉ ० अशोक नेगी 
श्रीमती ऊषा मित्तल 


10. 


प्राचार्य 
प्रवक्ता, 

अंग्रेजी 


13.06.1953 


30.06.2018 


11. 


15.11.1953 


30.11.2018 


12. 


प्रवक्ता , इतिहास 


डॉ ० रणवीर सिंह, 
अपर मुख्य सचिव । 


सिंचाई अनुभाग 


विज्ञप्ति / पदोन्नति 


13 जुलाई, 2018 ई० 
संख्या 1264 / || -2018-01 (17 ) / 2018 --सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत श्री नन्द किशोर शर्मा, सम्प्रति 
मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (सिविल ) को उनसे कनिष्ठ श्री अजय वर्मा (ज्येष्ठता क्रमांक -84) की मुख्य अभियन्ता, 
स्तर-2 (सिविल ) के पद पर पदोन्नति की तिथि 31.05.2013 से वेतनमान ₹ 37,400-67,000, सादृश्य ग्रेड वेतन 
₹ 8,900 में मुख्य अभियन्ता , स्तर-2(सिविल ) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री शर्मा को मुख्य अभियन्ता, स्तर -2 के पद पर नोशनल पदोन्नति की तिथि 13.05.2013 से 24.02.2016 
तक वेतन आदि के समस्त परिणामी लाभ प्राकल्पित रूप से तथा वास्तविक पदोन्नति की तिथि 25.02.2016 से वास्तविक 
रूप से अनुमन्य होंगे । 


आज्ञा से , 


आनन्द बर्द्धन, 
प्रमुख सचिव । 


सचिवालय प्रशासन ( अधि0 ) अनुभाग -4 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 


02 जुलाई, 2018 ई० 
संख्या 780 / XXXI( 4) / 18 / 06(विविध ) / 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत 
श्री भुवन चन्द्र जोशी, वरिष्ठ निजी सचिव, वेतनमान ₹ 67,700–2,08,700, पे - मैट्रिक्स लेवल -11 को विभागीय चयन 
समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोंपरान्त प्रमुख निजी सचिव के रिक्त पद पर वेतनमान 78800-2,09,200 , 
पे - मैट्रिक्स लेवल -12, में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


2 . 


उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप संबंधित प्रमुख निजी सचिव को उक्त पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा 
अवधि पर रखा जाता है । 


485 


3 . 


भाग 1]] 

उत्तराखण्ड गजट, 15 सितम्बर, 2018 ई 0 (भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 
उक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर 
ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0), अनुभाग -4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की 
सूचना उपलब्ध करायेंगे । 

4. संबंधित कार्मिक की उपरोक्तानुसार पदोन्नति श्री लाल सिंह नागरकोटी, निजी सचिव ( तदर्थ) के प्रकरण 
में मा ० सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद में मा 0 सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय एवं 
मा 0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका ( S.L.P.) संख्या 10600-10601 / 2011, श्री कृष्ण कुमार मदान 
व अन्य बनाम अशोक कुमार व अन्य, मा 0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय तथा मा 0 उच्च 
न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 239/2016 (एस 0 / बी 0), श्री हरिदत्त देवतला एवं अन्य 
बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा ० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन 


रहेंगी । 


5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उ 0 प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते है तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति 
में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित / परमार्जित 
किया जायेगा । 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

02 जुलाई, 2018 ई० 
संख्या 781 / XXXI (4) / 18 / 06(विविध ) / 2015- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत 
श्री राजेश कुमार , निजी सचिव, वेतनमान ₹ 56,100-1,77,500, पे -मैट्रिक्स लेवल -10 को विभागीय चयन समिति की 
संस्तुति पर नियमित चयनोंपरान्त वरिष्ठ निजी सचिव के रिक्त पद पर वेतनमान 67.700–2,08,700, पे - मैट्रिक्स लेवल -11, 
में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं । 

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप संबंधित वरिष्ठ निजी सचिव को उक्त पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा 
अवधि पर रखा जाता है । 

उक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर 
ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0), अनुभाग -4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की 
सूचना उपलब्ध करायेंगे । 

4. संबंधित कार्मिक की उपरोक्तानुसार पदोन्नति श्री लाल सिंह नागरकोटी, निजी सचिव (तदर्थ) के प्रकरण 
में मा 0 सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद में मा 0 सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय एवं 
मा ० उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका ( S.L.P. ) संख्या 10600-10601 / 2011, श्री कृष्ण कुमार मदान 
व अन्य बनाम अशोक कुमार व अन्य, मा 0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय तथा मा 0 उच्च 
न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 239/2016 (एस 0 / बी 0), श्री हरिदत्त देवतला एवं अन्य 
बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन 


2 . 


3 . 


रहेंगी । 


5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उ 0 प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते है तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति 
में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित / परमार्जित 
किया जायेगा । 

आज्ञा से , 


हरबंस सिंह चुघ , 

सचिव । 


486 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर , 2018 ई ० (भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग 

कार्यालय - ज्ञाप 

20 जुलाई , 2018 ई ० 
संख्या 67 / XXXX / 2018-61 / 2012- संयुक्त प्रान्त ( आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति ) 
अधिनियम , 1939 के भाग -2 की धारा-5 एवं 6 (1) व ( 2) में की गई व्यवस्थानुसार भारतीय चिकित्सा परिषद् बोर्ड , 
उत्तराखण्ड हेतु निम्नानुसार अध्यक्ष एवं 05 सदस्य नामित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं : 

डॉ 0 दर्शन कुमार, अनमोल भारतीय चिकित्सा उपचार केन्द्र, देहरादून 
डॉ ० रेखा चौधरी पत्नी डॉ ० अरविन्द चौधरी, 82 बल्लीवाला चौक कांवली रोड, देहरादून 
डॉ ० जे ० एन० नौटियाल , 4/11, हरि आवास कॉलोनी, निकट एम ०एल ० ए ० हॉस्टल, 

देहरादून 
डॉ 0 आर0 के 0 जैन पुत्र श्री आर0 एस 0 जैन , मै 0 ईस्ट अफ्रीकन इण्डिया ओवरसीज, 
प्लॉट नं0–1,फार्मासिटी, सेलाकुई, देहरादून 
डॉ ० धनजंय कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री वेदनाथ प्रसाद श्रीवास्तव , नवजीवनम कायाकल्प एण्ड सदस्य 
मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, वीरभद्र मन्दिर रोड, बैराज ऋषिकेश, देहरादून 
डॉ ० विनोद थपलियाल, निकट देवी मन्दिर, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल 

सदस्य 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


सदस्य 


3 . 


सदस्य 


रेसकोर्स , 


4 . 


सदस्य 


5 . 


6 . 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । 


आज्ञा से , 


आर0 के 0 सुधांशु, 

सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग -2 

अधिसूचना 

30 जुलाई, 2018 ई० 
संख्या 1237 / XXVIII -2-2018 / 04( 219) 2001-मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 9 के अधीन 
एवं मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली, 1995 ( यथासंशोधित नियमावली, 2008) के प्रस्तर 6( A ) और 6( B ) में निहित 
प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नवत् राज्य स्तरीय ऑर्थोराइजेशन कमेटी गठित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या -110 / XXVIII - 2 / 04( 219)2001 , 
दिनांक 30.01.2014 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है: 

प्रमुख सचिव / सचिव, चि ० स्वा ० एवं प 0 क 0, उत्तराखण्ड शासन अथवा नामित प्रतिनिधि अध्यक्ष (पदेन ) 
अधीक्षक , दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून 

सदस्य (पदेन ) 
वरिष्ठ सर्जन, दून मेडिकल कॉलेज , देहरादून 

सदस्य (पदेन ) 
वरिष्ठ फिजीशियन / नेफ्रोलॉजिस्ट, दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून 

सदस्य ( पदेन ) 
डा 0 सुमन सेठी, अध्यक्ष, आई०एम0 ए0, देहरादून ब्रान्च 
डा 0 अजय खन्ना, संयुक्त सचिव, आई ०एम० ए0, उत्तराखण्ड 
महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड , देहरादून अथवा नामित सदस्य सदस्य ( पदेन ) 


1 . 


2 . 

3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


487 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर, 2018 ई ० ( भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 


2 . 


उक्त कमेटी मानव अंग प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में आवेदकों के आवेदन पत्रों की नियमानुसार जाँच व 
परीक्षण करेगी । 

3. पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना के जारी होने से 03 वर्ष तक होगा । 


आज्ञा से , 


नितेश कुमार झा , 

सचिव । 


सिंचाई विभाग 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

05 जुलाई , 2018 ई० 
संख्या 1201 / I|(1)-2018-01 (42 )( 430) / 2012- नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 
श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) को वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13, ₹ 1,23,100-2,15,900 में 
अधीक्षण अभियन्ता (सिविल ) के पद पर पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री गुप्ता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा । 

श्री गुप्ता द्वारा वर्तमान कार्यस्थल पर ही पदभार ग्रहण किया जाएगा तथा इनकी पदस्थापना के आदेश 
पृथक से निर्गत किए जायेंगे । 


3 . 


आज्ञा से , 


देवेन्द्र पालीवाल , 

अपर सचिव । 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -4 


अधिसूचना 


13 जून, 2018 ई ० 


संख्या 306 / XXXI(4) / 18-43( P.E.) / 2015- श्री भूपेन्द्र सिंह निजी सचिव , उत्तराखण्ड शासन का नाम 
श्री भूपेन्द्र सिंह बसेड़ा पुत्र श्री पुष्कर सिंह, ग्राम व पो 0 ऑ o, बमडोली, जनपद पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड हाल निवासी 
2/20. ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, रेसकोर्स, देहरादून के नाम से सम्पूर्ण सेवाकाल में एक बार परिवर्तित किए जाने 
हेतु शासनादेश संख्या 3497 / III - 500(5) -46, दिनांक 06.11.1946 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, अनुमति प्रदान 
करते हैं । 


आज्ञा से , 


इन्दुधर बौड़ाई, 


सचिव (प्रभारी) । 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई 0) 37 हिन्दी गजट / 506 - भाग 1-2018 ( कम्प्यूटर / रीजियों) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी 


गजट, 


उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2018 ई ० (भाद्रपद 24 , 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURTOF UTTARAKHAND ,NAINITAL 


NOTIFICATION 


July 17 , 2018 


No. 224 /UHC /XIV /52/Admin.A -- Sri Rajendra Joshi, District & Sessions Judge , Pithoragarh is hereby 
sanctioned earnedleave for 13 days w.e.f. 18.06.2018 to 30.06.2018 with permission to prefix 16.06.2018 and 
17.06.2018 as holidays and suffix 01.07.2018 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


July 17, 2018 


No. 225 /UHC /XIV /71/Admin.A / 2003 -- In terms of Office Memorandum No. 11/XXVII( 7) 34/2011, dated 
30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand , Smt. Neena Aggarwal, Addl. District & Sessions judge , 
Tehri Garhwal is hereby sanctioned child care leave for 20 days w.e.f. 18.06.2018 to 07.07.2018 with permission 
to prefix 16.06.2018 and 17.06.2018 as holidays and suffix 08.07.2018 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


August 07 , 2018 


No. 242/UHC /XIV / 19/Admin.A /2008 --Smt. Geeta Chauhan , Civil Judge (Sr. Div .), Ramnagar, District 
Nainital is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 17.07.2018 to 02.08.2018 with permission to prefix 
14.07.2018 to 16.07.2018 as 2nd Saturday, Sunday and local holidays respectively. 


595 - ख 


596 


BERITUS TOC, 15 far, 2018 so (M546 24, 1940 10 V -96 ) 


(AT 1-5 


NOTIFICATION 


August 07, 2018 


No. 243 /UHC /XIV -a /44 / Admin.A / 2015 --Ms. Anamika , Additional Civil Judge (Jr. Div .), Rishikesh , District 
Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 12.07.2018 to 31.07.2018 


NOTIFICATION 


August 07, 2018 


No. 244/UKCIXIV-a/ 46 /Admin.A/2012-- Sri Sanjeev Kumar, Civil Judge ( Jr. Div.), Almora is hereby sanctioned 
earned leave for 14 days w.e.f. 05.07.2018 to 18.07.2018 . 


NOTIFICATION 


August 07, 2018 


No. 245 /UHC /XIV -a /42/Admin.A / 2015 --Sri Mohammad Arif, JudicialMagistrate , Uttarkashi is hereby 
sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 16.07.2018 to 28.07.2018 with permission to prefix 14.07.2018 & 
15.07.2018 as holidays and suffix 29.07.2018 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


August 09, 2018 


No. 247 /UHC /XIV -a /39/ Admin.A /2016 --Ms.Kalpana , JudicialMagistrate, Vikas Nagar, District Dehradun 
is hereby sanctioned medicalleave for 40 days w.e.f. 11.06.2018 to 20.07.2018 . 


NOTIFICATION 


August 09, 2018 


No. 248/UHC /XIV -a - 29/Admin.A /2016 --Ms.Ashalika Pandey, 4th Additional Civil Judge (Jr. Div .), Dehradun 
is hereby sanctioned earned leave for 24 days w.e.f. 26.04.2018 to 19.05.2018 with permission to suffix 20.05.2018 
as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


August 09, 2018 


No. 249/UHC /XIV -a / 29/ Admin.A /2016 --Ms.Ashalika Pandey, 4th AdditionalCivil Judge (Jr. Div.), Dehradun 
is hereby sanctioned Maternity (miscarriage) leave for 42 days w.e.f. 15.06.2018 to 26.07.2018 in the light of 
provisions contained in Subsidiary Rule 153 (2 ) Chapter XIII of F.H.B., Volume II (Parts 2-4 ). 


By Order of Hon ble the Administrative Judge, 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


HTTL 1-6] 


Daraus Muc, 15 fator , 2018 Šo (HTGTG 24, 1940 y 144961 ) 


597 


NOTIFICATION 

August 20 , 2018 
No. 261/UHC /Admin.A /2018 --Ms. Vibha Yadav, JointRegistrar (judicial & Admin .), Public Service Tribunal, 
Uttarakhand , Dehradun is repatriated and posted as 5th Additional Chief Judicial Magistrate , Dehradun , in the 
vacantCourt. 


NOTIFICATION 

August 20 , 2018 
No. 262/UHC/Admin.A / 2018 --Ms. Durga, attached to District Court, Almora , is posted as Assistant 
Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, DistrictNainital, in the vacant post. 

This orderwill come into force with immediate effect. 


By Order of the Court, 

Sd/ 
PRADEEP PANT, 
RegistrarGeneral. 


NOTIFICATION 


August 29, 2018 
No. 271/UHC /XIV -a- 15/Admin.A /2009 -- SriBhavdeep Ravtey, PrincipalMagistrate , Juvenile Justice Board , 
Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 06.08.2018 to 18.08.2018 with permission to suffix 
19.08.2018 as Sunday holiday. 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 

August 30 , 2018 
No. 272 /UHC /Admin.A /2018 --Hon ble Shri Justice Sharad Kumar Sharma, Additional Judge ofHigh Court 
ofUttarakhand has assumed charge of the office of Judge ofthe High Court ofUttarakhand on 30th August, 2018 at 
9:30 A.M. vide Notification No.K. 13032 /01 /2018 -US. I, dated 29th August, 2018 issued by Governmentof India , 
Ministry of Law and Justice (Department of Justice ). 


Sd / 


PRADEEP PANT, 
RegistrarGeneral. 


NOTIFICATION 


August 30 , 2018 
No. 274 /UHC /Admin.A /2018 -- The District Judge , Almora is given additional charge of District Judge , 
Bageshwar with direction to hold Camp court at Bageshwar once in a week . 


By Order of the Court, 

Sd / 
PRADEEP PANT, 
Registrar General. 


[ 1-2 


598 


BATCG 12 , 15 fate ?, 2018 0 (H164G 24 , 1940 ya HOT ) 


NOTIFICATION 

August 31, 2018 
No. 276 /UHC / Admin.A / 2018 --Sri Jamboo Kumar Jain , Private Secretary of the Court is appointed as 
Chief Public Relations Officer ( Ex- Cadre ) in the pay scale of 67,700-2,08,700 /-(Level- 11) in the establishment 
ofthe High Court of Uttarakhand , Nainital against the vacant post (Ex -Cadre ) created vide G.O. No. 98 -Ek ( 2 ) 
XXXVI( 1 )/2005-234 /2001, dated 15.12.2005 with effect from the date ofhis taking over charge . 


By Order of Hon ble the Acting Chief Justice , 

Sd / 
PRADEEP PANT, 
Registrar General. 


CHARGE CERTIFICATE 


(Handing over) 
August 20 , 2018 
No. 3612/UHC /Admin.A /2018 --CERTIFIED that the charge of the office of the Registrar (Inspection ),High Court 
ofUttarakhand ,Nainitalhas been handed overby the undersigned in the afternoon ofAugust, 18 , 2018 on proceeding 
for earned leave for 19 days w.e.f. 20.08.2018 to 07.09.2018 , with permission to prefix 19.08.2018 , as Sunday 
holiday and suffix 08.09.2018 and 09.09.2018 , as Second Saturday and Sunday holidays , as sanctioned vide 
letterno . 3455 /XIV /87 /Admin.A / 2003, dated August 09 , 2018 , of Hon ble High Court of Uttarakhand , Nainital. 


SHADAB BANO , 

Relieved Officer. 


Countersigned 


Mr. PRADEEP PANT, 

Registrar General, 
High Court of Uttarakhand, 

Nainital. 


CHARGE CERTIFICATE 

(Additionalcharge taking over) 

August 20 , 2018 
No. 3614 /UHC / Admin.A / 2018 --CERTIFIED that additional charge of office of the Registrar (Vigilance ), 
High Court of Uttarakhand , Nainitalhas been taken over by the undersigned in the forenoon ofAugust, 20 , 2018 in 
compliance of Notification No. 258/UHC /Admin.A /2018 , dated August 17, 2018 of High Court of Uttarakhand , 
Nainital. 


PRADEEP PANT, 

Registrar General. 


Countersigned 


ANUJ KUMAR SANGAL , 

Registrar (Infrastructure), 
High Court of Uttarakhand , 

Nainital. 


599 


भाग 1 -क 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर, 2018 ई ० ( भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 


कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल 


भूमि अर्जन हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना 


07 सितम्बर, 2018 ई ० 


संख्या 399 / आठ - भू0 अ 0(2017-18) पौड़ी - जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन 
के लिए ऋषिकेश - कर्णप्रयाग 126 किमी 0 नई ब्रॉड गेज रेल लाइन के निर्माण हेतु ग्राम - कोल्टा, तहसील श्रीनगर, 
विकास खण्ड कोट , पौड़ी जिले में 0.912 हे0 भूमि अपेक्षित है अर्थात् भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित 
प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) के अध्याय -2 के अधीन सामाजिक समाघात मूल्यांकन 
अध्ययन ( एस 0 आई० ए ०) यूनिट द्वारा एक प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन का सार इस 
प्रकार है । 


भूमि के अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्ब के विस्थापन होने की सम्भावना नहीं है । 
1. सामाजिक समाघात अध्ययन के सार बिन्दुः- 

ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावितों पर पड़ने वाला प्रभाव: 
(1) परियोजना प्रभावित 60 प्रतिशत प्रभावितों का मानना है कि उनके जल स्रोत प्रभावित होंगे क्योंकि सुरंग कार्य 

होने से जल स्रोतों के आन्तरिक मार्गों में व्यवधान उत्पन्न होगा और सूखने की सम्भावना अधिक रहेगी। इससे 
चारागाह प्रभावित होने से अन्तोगत्वा पशुधन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । भूमि अधिग्रहित होने पर 22.5 प्रतिशत 
प्रभावितों का मत है कि कृषि पर ही उनकी आजीविका निर्भर है, भूमि अर्जन से कृषि भूमि छिन जाने से उनके 

अन्दर तनाव में वृद्धि होगी । 
(2) परियोजना निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों पर 60 प्रतिशत सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। जबकि 

32-5 प्रतिशत लोगों का मानना है कि भोजन की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बाहरी प्रवास 

बढ़ने के आसार ज्यादा हो सकते हैं । 
( 3) प्रभावितों का मत है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल , जंगल , जमीन, वायु पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने 

से पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ने की सम्भावना है । भूमि की कीमतें बढ़ने से भू - माफियाओं की सक्रियता 
बढ़ जायेगी । परियोजना निर्माण से प्राकृतिक जल स्रोत, पेयजल की लाइन , विद्यालय, भवन, चारागाह, सिंचाई 
के साधन इत्यादि प्रभावित होंगे । सुरंग निर्माण से उठने वाले धूल , मिट्टी कंकड़, धुंए इत्यादि से बच्चों , 

महिलाओं, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है । 
2. परियोजना से लाभ: 
(1) परियोजना न केवल वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभकारी हैं बल्कि भविष्य में भी चहुँमुखी विकास की 

दृष्टि से लाभकारी सिद्ध होगी । 
( 2) परियोजना के पूर्ण होने से जहाँ एक ओर आवागमन सुगम एवं सुरक्षित होगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार के 

अनेक अवसर सृजित होंगे , जिससे स्थानीय लोगों के जीवन स्तर पर सुधार होगा । न्यूनतम समय एवं खर्च 

में परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी । 
( 3) सीमाओं पर संसाधनों की पहुँच सीमान्त क्षेत्र में एक ओर जहाँ विकास की नूतन सम्भावनाएँ खुलेगी, वहीं 

इस क्षेत्र से हो रहे पलायन पर अंकुश लगेगा । पलायन को रोकने में भी यह परियोजना सहायक होगी । 
( 4) सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से इस परियोजना का बहुत ही महत्व है, जिसकी लागत एवं लाभ 

का तुलनात्मक आंकलन करने पर लागत की अपेक्षा लाभ अत्यधिक होगा । 
(5 ) इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस तरह की परियोजनाओं को 

लागू 

करें 
जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा । 


. 


600 


( 6 ) वर्षा 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर, 2018 ई ० (भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
ऋतु 

में प्रायः भू - स्खलन जनित मार्ग अवरूद्ध होने की समस्या से , यह विकल्प निजात दिलाने में सहायक 
सिद्ध होगा । 
3. सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजनाः 
(1) सर्वप्रथम कोल्टा ग्राम सभा में जल स्रोतों के जियों टेंगिंग कर, इन जल स्रोतों में उपलब्ध जलराशि का 

आंकलन रेल विकास निगम लि 0 द्वारा करा लिया जाये । सुरंग निर्माण के पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति का 

पर्याप्त प्रबन्ध किया जाये । 
( 2) सुरंग निर्माण के दौरान नवीनतम तकनीकी का उपयोग कर ध्वनि , वायु एवं जल प्रदूषण 

सीमा 
तक लाने का प्रयास किया जाये । टनल निर्माण के दौरान धूल , धुएं एवं ध्वनि के प्रदूषण को रोकने के लिए 

पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक पद्धति से वृक्षारोपण किया जाये । ताकि प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके । 
(3 ) प्राकृतिक जल स्रोतों की जियो टेगिंग के उपरान्त सिंचित क्षेत्रफल में किसी प्रकार की कमी से रोकने के लिए 

लघु चैक डैम एवं माइक्रो इरिगेशन तकनीकी का समावेशन किया जाये । इस सम्बन्ध में अर्जक निकाय भूमि 
अधिग्रहण अधिसूचना की धारा -19 के पूर्व प्रबन्ध योजना तैयार कर लें । 


को न्यूनतम 


सीमाएँ 


वृक्ष 


संरचना 


क्र ० 
सं ० 


सर्वेक्षण 
संख्या 


स्वामित्व भूमि | अर्जन 

का का क्षेत्र हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता 
प्रकार 

प्रकार ( हे 0 में ) 


का 


द 0 


वन 


उ ० 


प ० 


उद्यान 


प्रकार 


पू ० 


कुर्सी 
क्षेत्रफल 
(वर्ग मी 0 ) 


9 


14 


7 


8 


-10 


11 


12 


13 


6 


2 


1 


3 


4 


5 


श्री गुणानन्द 


0 


1 


-- 


0 


- 


- 


0 


- 


- 


- 


0 


- 


- 


0 


- 


. 


0 


। 


- 


- 


0 


- 


-- 


0 


- 


| श्री आनन्द पुरी पुत्र 
1. | 1354 म० / संयुक्त | कृषि | 0.018 

1352114251135511357 
इत्यादि 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
2. | 1355 म० | संयुक्त | कृषि | 0.030 

135211398 | 135911400 
इत्यादि 

| श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 
3. | 1376 म०| संयुक्त | कृषि | 0.004 

1387 | 1376/1374 | 1388 
इत्यादि 

| श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 
4. 1377 म० / संयुक्त | कृषि | 0.002 

1387/13741137711388 
इत्यादि 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
5. | 1381 म 0 संयुक्त | कृषि | 0.008 

1387/14221138111388 
इत्यादि 

| श्री बच्ची प्रसाद पुरी पुत्र 
6. | 1387 म०| संयुक्त | कृषि | 0.008 

13891142211387 | 1388 
श्री नारायण सिंह इत्यादि 

श्री बच्ची प्रसाद पुरी पुत्र 
7 . 1388 संयुक्त | कृषि | 0.013 

1389/14221136811389 
श्री नारायण सिंह इत्यादि 

श्री आनन्द पुरी पुत्र श्री गुणानन्द 13900 1388 | 1387 | 1412 | 
8 . 1389 संयुक्त | कृषि ] 0.013 

इत्यादि 

| श्री आनन्द पुरी पुत्र श्री गुणानन्द | 1391 1387 1381 | 1398 
9 . 1390 संयुक्त ] कृषि | 0.004 

इत्यादि 

श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 
10 . 1391 संयुक्त कृषि | 0.018 

139511389/138411411 
इत्यादि 

श्री रामलाल पुरी पुत्र 
11. 1392 म० | संयुक्त | कृषि | 0.007 

1394 13891139211391 

श्री भोलादत्त इत्यादि 
12. 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
1393 संयुक्त कृषि | 0.020 

13951 1391/141511362 
इत्यादि 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
13. 1394 संयुक्त | कृषि | 0.005 

13961 139311395.11362 
इत्यादि 

| श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 
14. 1396 म 0 | संयुक्त | कृषि | 0.012 

135511394 | 139511360 
इत्यादि 

श्री हरिसिंह पुत्र श्री श्याम सिंह 
15 . 1397 संयुक्त | कृषि | 0.004 

1398113961139911358 
इत्यादि 


0 


- 


1 


-- 


0 


0 


- 


- 


- 


0 


- 


- 


0 


-- 


- 


0 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर, 2018 ई ० ( भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 


601 


11 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


0 


- 


0 


0 


-- 


- 


0 


- 


0 


- 


0 


- 


- 


- 


0 


0 


- 


- 


. 


- 


- 


0 


- 


- 


0 


- 


0 


- 


। 


। 


0 


- 


श्री हरिसिंह पुत्र श्री श्याम सिंह 
16 . 1398 संयुक्त | कृषि | 0.005 

1354 | 1397/139911357 
इत्यादि 

| श्री बच्ची प्रसाद पुरी पुत्र 
17. 1399 संयुक्त | कृषि | 0.018 

1400 | 14951 1409/1399 
श्री नारायण सिंह इत्यादि 

श्री बच्ची प्रसाद पुरी पुत्र 
18 . 1400 संयुक्त कृषि 0.015 

14011139911408 | 1354 

श्री नारायण सिंह इत्यादि 
19 . | 1401 म ० | संयुक्त | कृषि | 0.018 

श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 

1404114001140311354 

इत्यादि 
20 . 1402 संयुक्त 

श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 
कृषि | 0.008 

1402 | 1400 | 1403/1401 

इत्यादि 
21 . 1403 म 0 संयुक्त कृषि | 0.025 

श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 

1404 | 14021140611401 
इत्यादि 

श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 
22. 1405 म० | संयुक्त कृषि | 0.006 

140411406 | 1464 | 1403 

इत्यादि 
23. | 1406 म ० | संयुक्त कृषि | 0.020 

श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 

140411407 | 1464 | 1403 

इत्यादि 
24 . 1407 संयुक्त 

श्री हरिसिंह पुत्र श्री श्याम सिंह 
कृषि 0.026 

140611409146011408 

इत्यादि 
25. 1408 संयुक्त 

श्री हरिसिंह पुत्र श्री श्याम सिंह 
कृषि | 0.004 

1402 | 13951407 | 1399 

इत्यादि 
26 . 1409 संयुक्त 

श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 
कृषि | 0.014 

1407 141011449/1399 
इत्यादि 

श्री बच्ची प्रसाद पुरी पुत्र 
27 . 1410 संयुक्त कृषि 0.016 

1409114121145411395 

श्री नारायण सिंह इत्यादि 
28 . 1411 संयुक्त 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
कृषि | 0.008 

1453 | 14131144511412 

इत्यादि 
29. 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
1412 संयुक्त कृषि | 0.010 

1409/1392 | 141111395 

इत्यादि 
30 . 1413 संयुक्त 

| श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
कृषि | 0.009 

1411114441 1421/1393 

इत्यादि 
31 . 1414 संयुक्त 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
कृषि | 0.006 

141311418 | 142111415 

इत्यादि 
32. 1415 संयुक्त 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
कृषि | 0.006 

1413 | 1417 | 141411391 

इत्यादि 
33. 1416 संयुक्त 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
कृषि | 0.003 

141511419/1417 | 1389 

इत्यादि 
34. 1417 संयुक्त 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
कृषि | 0.005 

|1415114191141811416 
इत्यादि 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
35 . 1418 संयुक्त कृषि | 0.003 

141411419/142111417 

इत्यादि 
36 . 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
1419 संयुक्त कृषि | 0.018 

1418114211142111387 

इत्यादि 
37 . 1420 संयुक्त 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
कृषि | 0.014 

1419/1421/1421/1388 
इत्यादि 

श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 
38. 1451 संयुक्त कृषि | 0.013 

1452114211 145011453 

इत्यादि 
39. 

श्री हरिसिंह पुत्र श्री श्याम सिंह 
1452 संयुक्त कृषि | 0.013 

148011451/145011453 

इत्यादि 
40 . 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
1454 संयुक्त कृषि | 0.011 

1456114531145511410 
इत्यादि 

श्री बच्ची प्रसाद पुरी पुत्र 
41 . 1455 संयुक्त कृषि | 0.004 

145611453145211454 
श्री नारायण सिंह इत्यादि 


1 


- 


1 


- 


0 


0 


- 


0 


- 


0 


- 


- 


0 


- 


1421 1387 


0 


0 


- 


- 


0 


... 


- 


0 


-- 


। 


- 


- 


0 


- 


- 


- 


. 


1 


602 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर , 2018 ई ० (भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 

14 


10 


9 


11 


1 


5 


6 


7 


12 


13 


2 


3 


4 


0 


- 


0 


- 


0 


- 


- 


0 


- 


0 


- 


0 


0 


0 


- 


0 


- 


- 


0 


- 


- 


0 


। 


. 


। 


0 


- 


0 


श्री रामलाल पुरी पुत्र 
42. | 1456 म ० / संयुक्त कृषि | 0.013 

14571145511481 1459 
श्री भोलादत्त इत्यादि 

श्री रामलाल पुरी पुत्र 
43. 1457 संयुक्त | कृषि | 0.011 

1458 | 1456114811459 
श्री भोलादत्त इत्यादि 

श्री रामलाल पुरी पुत्र 
44 . 1458 संयुक्त कृषि | 0.013 

146811457 | 1478 | 1459 
श्री भोलादत्त इत्यादि 

श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 
45 . 1460 संयुक्त कृषि | 0.016 

146111407 | 145911407 
इत्यादि 

श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 
46 . 1461 संयुक्त | कृषि | 0.016 

14621146011458| 1406 
इत्यादि 

श्री रामलाल पुरी पुत्र 
47 . 1462 संयुक्त | कृषि | 0.008 

1463114611146711406 
श्री भोलादत्त इत्यादि 

श्री रामलाल पुरी पुत्र 
48. 1463 संयुक्त | कृषि | 0.004 

1467114621145811464 
श्री भोलादत्त इत्यादि 

श्री बच्ची प्रसाद पुरी पुत्र 
49. 1464 संयुक्त | कृषि | 0.020 

146511460 | 1463 | 1406 
श्री नारायण सिंह इत्यादि 

श्री बच्ची प्रसाद पुरी पुत्र 
50. |1465 म ० | संयुक्त | कृषि 0.020 

140411464 | 146611405 
श्री नारायण सिंह इत्यादि 

श्री हरिसिंह पुत्र श्री श्याम सिंह 
51. | 1466 म ० | संयुक्त | कृषि | 0.040 

1472114671147011465 
इत्यादि 

श्रीमती सुम्मी देवी पत्नी 
52. 

संयुक्त | कृषि | 0.016 ] श्री धनसिंह इत्यादि 
1467 

1466114631146911464 

श्रीमती सुम्मी देवी पत्नी 
53. 1468 संयुक्त | कृषि | 0.009 

14691458 | 146911463 
श्री धनसिंह इत्यादि 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
54. | 1469 म ० | संयुक्त | कृषि 0.034 

147011458 | 1478 | 1468 
इत्यादि 

श्री आनन्द पुरी पुत्र श्री गुणानन्द | 14711469 | 1478 | 1469 
55. 1470 संयुक्त | कृषि | 0.025 

इत्यादि 

श्री आनन्द पुरी पुत्र श्री गुणानन्द | 1476 | 14701478 | 1470 
56. 1471 संयुक्त | कृषि | 0.016 

इत्यादि 

श्री बच्ची प्रसाद पुरी पुत्र 
57. | 1472 म ०/ संयुक्त | कृषि | 0.020 

147411466/147511466 
श्री नारायण सिंह इत्यादि 

श्रीमती सुम्मी देवी पत्नी 
58. | 1474 म० | संयुक्त | कृषि | 0.038 

1335114721150011473 
श्री धनसिंह इत्यादि 

श्रीमती सुम्मी देवी पत्नी 
59 . 1475 संयुक्त | कृषि | 0.009 

1500 | 1471 1477 | 1472 
श्री धनसिंह इत्यादि 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
60. | 1476 म ० / संयुक्त | कृषि ] 0.007 

1477 | 14711 14771471 
इत्यादि 

श्री हरिसिंह पुत्र श्री श्याम सिंह 
61. | 1477 म० | संयुक्त | कृषि | 0.010 

149911471 ] 149811471 
इत्यादि 

श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह 
62. | 1478 म ० / संयुक्त | कृषि | 0.025 

1477114791 159511471 
इत्यादि 

श्री रामलाल पुरी पुत्र 
63. | 1480 म ० | संयुक्त | कृषि | 0.010 

1498 | 148111494/1457 
श्री भोलादत्त इत्यादि 

श्रीमती सुम्मी देवी पत्नी 
64. 1481 म० | संयुक्त | कृषि | 0.006 

14801148211483 | 1456 
श्री धनसिंह इत्यादि 

श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 
65. | 1483 म 0 संयुक्त | कृषि | 0.005 

1481114501148411482 
इत्यादि 

श्री रामलाल पुरी पुत्र 
66. | 1499 म ०/ संयुक्त | कृषि | 0.005 

140311477 | 1517 | 1500 
श्री भोलादत्त इत्यादि 

श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 
67. | 1500 म० / संयुक्त | कृषि | 0.020 

13351147511501/1474 
इत्यादि 

श्री आनन्द पुरी पुत्र श्री गुणानन्द | 1503 | 1477 | 1499 | 1500 
68. 1501 संयुक्त | कृषि | 0.028 

इत्यादि 

श्री सीताराम पुत्र श्री शिवराज 
69 . 1502 संयुक्त | कृषि 0.004 

1335/1501 ] 150411500 
इत्यादि 
योग-0.912 

- - 


0 


- 


0 


। 


0 


. 


- 


0 


- 


0 


- 


0 


0 


- 


0 


- 


0 


- 


0 


- 


- 


0 


- 


0 


- 


- 


0 


- 


- 


- 


2 


- 


भाग 1 - क ] 


1 . 


उत्तराखण्ड गजट, 15 सितम्बर, 2018 ई० (भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 


603 


यह अधिसूचना , इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित 
प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा -11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है । 

भूमि से संबंधित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और रेल विकास निगम श्रीकोट के कार्यालय में किसी भी 
कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । 

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट राजस्व एवं अर्जन निकाय के अधिकारी 
और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा 
खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य में उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करती है । 

अधिनियम की धारा -11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के 
प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा , अर्थात् , 
क्रय -विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । 

अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों 
के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो , स्वयं उपस्थित 
होकर या बजरिये अधिवक्ता के माध्यम से फाइल किए जा सकेंगे । 


सुशील कुमार, 
कलेक्टर, 


गढ़वाल । 


स्थान -पौड़ी 
दिनांक -07.09.2018 

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड 

( विधि - अनुभाग) 

28 अगस्त, 2018 ई ० 
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य ), राज्य कर, 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग । 


पत्रांक 4231 / रा० कर आयु० उत्तरा0 / रा0 क 0मु 0 / विधि अनुभाग / 18-19 / देहरादून - आयुक्त राज्य कर , उत्तराखण्ड 
द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 4207 / सी 0एस0 टी 0 यू0 के 0 / जी 0 एस0 टी 0– विधि / 2018-19 / CT - 35 , दिनांक 27 अगस्त, 2018 
का सन्दर्भ ग्रहण करें , जिसके द्वारा आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या 3043 / सी 0एस 0 टी 0 यू0 के0 / 
जी 0 एस 0 टी 0 -विधि / 2018-19 / CT- 34 , दिनांक 10 अगस्त, 2018 में संशोधन किया जाना अधिसूचित किया गया है । 


उक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने 
अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के 
पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें । 


आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड 
(राज्य कर विभाग ) 

अधिसूचना 


27 अगस्त , 2018 ई ० 


संख्या 4207 / सी 0 एस 0 टी 0 यू 0 के 0 / जी 0 एस 0 टी 0 - विधि / 2018-19 / CT - 35- उत्तराखण्ड माल और सेवा कर 
नियम , 2017 के नियम 61 के उपनियम (5 ) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (2017 का 06 ) 
की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , आयुक्त , एतद्द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर , 


604 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर, 2018 ई ० (भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


आयुक्त राज्य कर , उत्तराखण्ड (राज्य कर विभाग ) की अधिसूचना संख्या 3043 / सी 0 एस 0 टी 0 यू 0 के 0 / जी 0 एस0 टी0 
विधि / 2018-19 / CT - 34, दिनांक 10 अगस्त , 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती हूँ , अर्थात् 

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में , निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् 

" परन्तु जुलाई , 2018 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर 3 ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से 
इलेक्ट्रॉनिक रूप में , 24 अगस्त , 2018 को या उसके पहले दी जाएगी । 


सौजन्या , 


आयुक्त, राज्य कर, 

उत्तराखण्ड । 


NOTIFICATION 


August 27 , 2018 


No.4207/ CSTUK/ GST- Vidhi Section/ 2018-19/ CT - 35 --In exercise of the powers conferred by section 
168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with sub -rule (5 ) of rule 61 of the 
Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, i, the commissioner, onthe recommendation of the Council, 
hereby makes the following amendment in the notification of the Commissioner, State Tax, Uttarakhand 
( State Tax Department), No. 3043 /CSTUKIGST- Vidhi Section /2018-19 /CT- 34 ,dated 10th August, 2018 ,namely- 

In the firstparagraph of the said notification , the following proviso shall be inserted ,namely- 

" Provided that the return in FORM GSTR -3B for themonth of July, 2018 shall be furnished electronically 
through the common portal, on or before the 24th August, 2018 ”. 


SOWJANYA, 


Commissioner, State Tax, 

Uttarakhand. 


विपिन चन्द्र , 


अपर आयुक्त, राज्य कर , 
मुख्यालय, देहरादून । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), ऋषिकेश 

आदेश 


31 जुलाई , 2018 ई ० 
पत्रांक 801 / लाइसेन्स / प्रतिसंहरण / 2018-- चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूके -- 1419980031902, इस कार्यालय 
द्वारा दिनांक 13.11.1998 को श्री आनन्द बल्लभ पुत्र श्री अम्बा दत्त , निवासी -359, कृष्णा नगर कॉलोनी, आई 0 डी 0 पी 0एल 0 , 
ऋषिकेश, देहरादून को जारी किया गया है, जो हल्का मोटर वाहन ( अव्यवसायिक ) व हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक ), 
वाहन चलाने हेतु वैध है । यह संज्ञान में आने पर कि श्री आनन्द बल्लम एक पैर से वाहन चलाने हेतु सक्षम 
नहीं है व पैर बनावटी है, कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 492 / लाइसेन्स / चिकित्सा / 2018, दिनांक 16.05.2018 व 
595 / लाइसेन्स / चिकित्सा / 2018, दिनांक 08.06.2018 के माध्यम से उनको मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून के यहाँ 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर, 2018 ई ० (भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 


605 


उपस्थित होकर एक नया चिकित्सा प्रमाण - पत्र, अपने फिटनेस प्रमाण के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु 
निर्देशित किया गया । उनके द्वारा पूर्व में नवीनीकरण में संलग्न मेडिकल प्रमाण - पत्र , फार्म 1 - ए का सत्यापन कार्यालय 
द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस ० पी ० एस० राजकीय चिकित्सालय , ऋषिकेश से किया गया । पत्र संख्या 
एस ० पी ०एस० / स्था 0 / 2018-19 / 295, दिनांक 06.07.2018 के द्वारा उक्त मेडिकल प्रमाण - पत्र उनके यहाँ से जारी न 
होना बताया गया । अनुज्ञप्तिधारक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए एवं उनके द्वारा कार्यालय को पत्र के माध्यम से 
विकलांगता प्रमाण - पत्र की छायाप्रति प्रेषित की गई, जिसमें उन्हें 60 प्रतिशत विकलांग दर्शाया गया है । 

अतः जनसुरक्षा के दृष्टिगत अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में , मैं , डा 0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री आनन्द बल्लभ 
पुत्र श्री अम्बा दत्त , निवासी 359 , कृष्णा नगर कॉलोनी, आई0 डी 0 पी 0 एल 0, ऋषिकेश, देहरादून के चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या यूके -1419980031902 को दिनांक 31.07.2018 से प्रतिसंहृत ( REVOKE ) करती हूँ । अनुज्ञप्तिधारक की मूल 
अनुज्ञप्ति को कार्यालय में जमा किया गया है । 

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 17 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारक आदेश की तामिल के 30 दिनों के भीतर 
अपीलीय अधिकारी, अपर परिवहन आयुक्त, कार्यालय परिवहन आर उत्तराखण्ड, कुल्हान, सहत्रधारा रोड, देहरादून 
के यहाँ अपील कर सकता है । 


डा ० अनीता चमोला, 

अनुज्ञापन प्राधिकारी / 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 


01 अगस्त, 2018 ई ० 


पत्रांक 1734 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKOGAA- 6671 / 2018 वाहन संख्या UKOHAA - 6671 (LMV). मॉडल 2013, 
चेसिस संख्या MDHBDAN1704032647 तथा इंजन नं 0 E034004 , कार्यालय में श्री हरेन्द्र पोपली पुत्र 
श्री रघुवीर सिंह पोपली, निवासी म0 नं 0 20, मुख्य बाजार, वार्ड नं 0 11, रूद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम 
पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 18.07.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत 
करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में 
संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । 
सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन पूर्णतः क्षतिग्रस्त है एवं मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने 
का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः मैं , पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06AA - 6671 (LMV ) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या MDHBDAN1704032647 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


606 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर , 2018 ई ० (भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कार्यालय आदेश 


08 अगस्त, 2018 ई ० 


पत्रांक 1798 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKOHAL - 1597 / 2018– वाहन संख्या UK06AL - 1597 ( MOTOR CAR), 
मॉडल 2016, चेसिस संख्या MA3EHKDIS00B76318, तथा इंजन नं 0 1863736, कार्यालय में श्री कृपाल सिंह रौतेला 
पुत्र श्री चन्दन सिंह, स्थाई निवासी म0 नं 0 54 , तल्ली सेठी भवाली, जिला नैनीताल, हाल निवासी हीरामन ईराय, 
म 0 नं 0 180, खटोला, दिनेशपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 26.07.2018 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना 
ग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त 
करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में 
चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः मैं , पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06AL - 1597 ( MOTORCAR), 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA3EHKD1S00B76318 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


1988 


कार्यालय आदेश 


06 अगस्त, 2018 ई ० 


मॉडल 2017 , 


पत्रांक 1810 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UK06AQ -- 3533 / 2018-वाहन संख्या UKOGAQ - 3533 ( MOTOR CAR). 

चेसिस संख्या MAINA2SMXH6F44109, तथा इंजन नं 0 SMHGF46966 , कार्यालय में श्री नत्थू लाल पुत्र 
श्री चुन्नी लाल, स्थाई निवासी 37, कमुआ नगला, बिलासपुर, जिला रामपुर, हाल निवासी मार्फत श्री राकेश कुमार, 
39, रूद्रपुर देहात , रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 25.07.2018 को 
आवेदन -पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना 
ग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है , जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त 
करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में 
चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः मैं , पूजा नयाल , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6AQ - 3533 ( MOTORCAR), 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAINA2SMXH6F44109 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


पूजा नयाल , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 15 सितम्बर, 2018 ई ० (भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 


607 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 


आदेश 


02 अगस्त, 2018 ई ० 
संख्या 575 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2018 - मा 0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के 
सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ 0 आर0 एस 0 पार्ट -3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ 0 आर 0 एस0 
पार्ट -3, दिनांक 17.11.2015, के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग 
में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई हैं । अतः दुर्घटनाओं 
पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में , मैं , मोहित 

कुमार 
कोठारी , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों 
के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ: 


क्र ० 
सं ० 


निलम्बन 
अवधि 


चालानकर्ता, 
प्रवर्तन अधिकारी 

ARTO, 
RUDRAPRAYAG 


1 . 


डी ० एल० संख्या व 
चालक का नाम व पता 

अभियोग 

वैधता 
श्री परम वीर सिंह पुत्र | UK- 1419820043692, ओवरलोड सवारी 
श्री शिश पाल सिंह , 

VALIDITY (NT). (भार वाहन ) 

21.06.2023, 
ग्राम गीर, पो 0 तिलवाड़ा, 

|VALIDITY ( T ) 
चमोली 249201 

27.06.2021 


01.08.2018 


से 


30.11.2018 


2 . 


श्री पंकज पुत्र 


S.P., 


01.08.2018 


RUDRAPRAYAG 


से 


UK- 1320160009193, नशे की हालत में 
श्री मतवार सिंह, |VALIDITY ( NT ), 

वाहन का संचालन 
ग्राम व पो 0 नैनी पोढान, 24.02.2036 
चन्द्रापुरी , 
जनपद रूद्रप्रयाग 


30.11.2018 


3. 


श्री मनोज पुत्र 


01.08.2018 


| UK- 1320170011906, 

ओवरलोड 
| VALIDITY ( NT ), (यात्री वाहन ) 


S.P.. 
TEHRI 


से 


श्री बदमू लाल, 
ग्राम पौन्ठी, 


19.05.2037 


GARHWAL 


30.11.2018 


जनपद रूद्रप्रयाग 


4 . 


01.08.2018 


से 


श्री दीपक चंद्र शर्मा पुत्र | UP-1520150010626, वाहन संचालन के ARTO , 
श्री दिनेश चंद्र शर्मा, | VALIDITY ( NT ), दौरान मोबाइल फोन RUDRAPRAYAG 
471/4, शिव शक्ति 29.03.2035 
नगर, ब्रहमपुरी, 
मेरठ ( उ 0 प्र 0) 


का प्रयोग 


30.11.2018 


मोहित कुमार कोठारी , 
सहा ० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रप्रयाग । 


608 


उत्तराखण्ड गजट , 15 सितम्बर, 2018 ई ० (भाद्रपद 24, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

16 अगस्त , 2018 ई ० 
पत्रांक 1886 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / 2018 - वाहन संख्या UKOGAF- 8844(LMVCAR), मॉडल 2015, चेसिस 
संख्या MALBM51RLFM090245C , तथा इंजन नं 0 DAFCFM310525, कार्यालय में श्री मुकेश कुमार झॉम पुत्र 
श्री हरनाम दास झॉम, निवासी वार्ड नं 0 8, आजाद नगर , गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन 
स्वामी ने दिनांक 02.08.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया 
है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं 
है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट 
के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः मैं , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55 ( 2) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06AF-8844(LMV CAR) का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या MALBM51RLFM090245C तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर , ऊधमसिंह नगर । 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई ०) 37 हिन्दी गजट / 506 भाग 1 - क -2018 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


